पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0एन0 / 30 / 2015--17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -17] रुड़की, शनिवार , दिनांक 03 दिसम्बर, 2016 ई0 ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) [ संख्या -49 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


581-587 


. 


1500 


741-748 


1500 
, 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य-विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़- पत्र आदि 


975 


975 


975 


975 


975 


237-238 


975 


1425 


581 - क 


582 


उत्तराखण्ड गजट , 03 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 


संख्या 951 / XI / 16 / 53 ( 47 ) 2016 


प्रेषक , 


मनीषा 


वार, 


प्रमुख सचिव , 


उत्तराखण्ड शासन । 


सेवा में , 


आयुक्त, 
ग्राम्य विकास, 

उत्तराखण्ड, पौड़ी । 
ग्राम्य विकास अनुभाग 

देहरादून, दिनांक 18 नवम्बर , 2016 
विषय : -भारत सरकार द्वारा संचालित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित 

किये जाने हेतु अस्थाई पदों के सृजन के सम्बन्ध में । 


महोदय , 


उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा सशक्त भारत के उद्देश्य से प्रारम्भ 
की गयी दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार योजना 
के सुचारू संचालन /क्रियान्वयन / अनुश्रवण हेतु वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य स्तर / जिला स्तर / विकास 
खण्ड स्तर हेतु कुल 132 अस्थाई पदों का सृजन 01 वर्ष हेतु अर्थात् दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक बशर्ते कि ये पद 
इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों 
के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
राज्य स्तर हेतु पदों का विवरण 
क्र ० 

पदों की भर्ती का 

प्रस्तावित वेतनमान / शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव 
सं ० 

सं ० स्रोत 

मानदेय 


पदनाम 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


परियोजना निदेशक 


01 


2 . 


मुख्य क्रियान्वयन अधिकारी 


01 


राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के परियोजना समन्वयक / अपर 
सचिव, ग्राम्य विकास (पदेन ) 
संविदा पर ₹ 70,000 प्रतिमाह एम0 बी 0 ए 0, 10 वर्ष का 

अनुभव, जिसमें से 05 वर्ष 
का अनुभव राज्य स्तर पर 

कौशल क्षेत्र का हो 
अतिरिक्त राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई में कार्यों हेतु 
प्रभार नियुक्त लेखाधिकारी द्वारा अतिरिक्त रूप में 
₹ 45,000 एम 0 बी 0 ए 0. 
संविदा पर 

अनुभव - सम्बन्धित क्षेत्र का कुल 05 वर्ष का 

अनुभव तथा 03 वर्ष राज्य स्तर पर 
कौशल क्षेत्र का हो 


3 . 


वित्त नियन्त्रक / लेखाधिकारी 


01 


4 . 


05 


राज्य कौशल प्रबन्धक 
• राज्य कौशल प्रबन्धक 
( मोबालाईजेशन, 
काउंसलिंग एवं जॉब 
फेयर ) 


भाग 1 ] 


उत्तराखण्ड गजट, 03 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 


583 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


• राज्य कौशल प्रबन्धक 
( समन्वय एवं विकास ) 


• राज्य कौशल प्रबन्धक 
( वित्त एवं प्रस्ताव 
निरीक्षण ) 


• राज्य कौशल प्रबन्धक 
( आई० टी ० एवं 
बॉयोमैट्रिक) 


एम ० बी ० ए ० 
अनुभव - सम्बन्धित क्षेत्र का कुल 05 वर्ष का 
अनुभव तथा 

03 वर्ष राज्य स्तर पर 
कौशल क्षेत्र का हो 
एम 0 बी 0 ए 0 वित्त या एम 0 कॉम 
अनुभव - सम्बन्धित क्षेत्र का कुल 05 वर्ष का 
अनुभव तथा 

03 वर्ष राज्य स्तर पर 
कौशल क्षेत्र का हो 
एम ०टैक - आई 0 टी 0 / सी ० एस ० 
अनुभव - सम्बन्धित क्षेत्र का कुल 05 वर्ष का 

अनुभव तथा 03 . वर्ष राज्य स्तर पर 

कौशल क्षेत्र का हो 
एम ० बी ० ए ० एवं बी ० एड० 
अनुभव - सम्बन्धित क्षेत्र का कुल 05 वर्ष का 

अनुभव तथा 03 वर्ष राज्य स्तर पर 

कौशल क्षेत्र का हो 
₹ 15,000 प्रतिमाह बी 0 कॉम , स्नातक तथा एक 

वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा 


• राज्य कौशल प्रबन्धक 
( लर्निंग मैनेजमेन्ट, 
पैडोलॉजी, क्वालिटी 

एसोरेन्स ) 
परियोजना सहायक 
1. लेखा 

2. कार्यक्रम 
परिचारक 


5 . 


02 


आउट सोर्स 


6 . 


01 


आउट सोर्स ₹ 12,000 प्रतिमाह 


कुल योग 


11 


जनपद स्तर हेतु पदों का विवरण 

जिला कौशल प्रबन्धक 
( प्रति जनपद 01 पद) 


1 . 


13 


आउट सोर्स ₹ 35,000 प्रतिमाह एम ० एस 0 डब्लू 0 या एम० बी ०ए ० 

सम्बन्धित क्षेत्र का कुल 05 
वर्ष का अनुभव तथा 02 वर्ष 
राज्य स्तर पर कौशल क्षेत्र 


का हो 


2 . 


13 


आउट सोर्स 


₹ 15,000 प्रतिमाह स्नातक 


तथा 


एक 


वर्षीय 


परियोजना सहायक 
( प्रति जनपद 01 पद) 


कम्प्यूटर डिप्लोमा 


कुल योग 


26 


विकास खण्ड स्तर हेतु पदों का विवरण 
ब्लॉक कौशल प्रबन्धक 

95 संविदा पर 


1 . 


₹ 20,000 प्रतिमाह एम ० बी ० ए ० अथवा स्नातकोत्तर 


कुल योग 


95 


महायोग 


132 


(1 ) उक्त ढाँचा आंशिक रूप से वितान्य प्रकृति ( Flexible Nature) के हैं । 
( 2) उक्त पदों का सृजन योजना अवधि तक के लिए ही किया जा रहा है । योजना के समाप्त होते ही 

उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे । 


(3) उपरोक्तानुसार सृजित पदों में से पदेन रूप में तैनात अधिकारी / कार्मिक अपने पद के कार्य के 

साथ - साथ योजना में सौंपे जा रहे दायित्वों का निर्वहन भी करेंगे । इस हेतु पृथक से कोई वेतन एवं 
भत्ते देय नहीं होंगे । 


584 


उत्तराखण्ड गजट, 03 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


( 4) उक्त पदों पर नियुक्ति / आबद्धता / तैनाती के सम्बन्ध में पृथक से दिशा निर्देश निर्गत किये जायेंगे । 


2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 749 / XXVII (7) / 2016, दिनांक 09 नवम्बर , 2016 में प्राप्त 
सहमति से जारी किये जा रहे हैं । 


आज्ञा से , 


मनीषा पंवार , 


प्रमुख सचिव । 


अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग 


अधिसूचना 


23 नवम्बर, 2016 ई ० 


संख्या 1684 / XVII - 3 / 2016-07(37– वक्फ बोर्ड) / 2015- उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति 
संबंधी शासन की अधिसूचना संख्या 1543 / xVII- 3 / 2016-07 ( 37- वक्फ बोर्ड / 2015, दिनांक 25.10.2016 के अन्तर्गत 
वक्फ अधिनियम, 1995 (संशोधन अधिनियम , 2013 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 14(1)( ख )(तीन) के प्राविधानानुसार 
मुस्लिम अधिवक्ता श्रेणी में नियुक्त श्री मुबारक अली पुत्र श्री हाजी हसन, ग्राम मुस्तफाबाद , लक्सर रोड, हरिद्वार की 
नियुक्ति को एतद्द्वारा निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 


2. उक्तानुसार निरस्तीकरण के फलस्वरूप अन्य सदस्य की नियुक्ति के संबंध में पृथक से आदेश निर्गत किए 


जायेंगे । 


3 . 


उक्त अधिसूचना दिनांक 25.10.2016 को मात्र उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाएगा । 


आज्ञा से , 


डॉ ० भूपिन्दर कौर औलख , 

सचिव । 


राजस्व अनुभाग-3 

अधिसूचना 


24 अक्टूबर , 2016 ई ० 


संख्या 532 / XVIll (3 ) / 2016-3( 8) / 2016- श्री राज्यपाल , उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम , 1901 ( उत्तर 
प्रदेश अधिनियम संख्या 3, वर्ष 1901) ( उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित ग्रामों , जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या 
1611 / 1-14 / 91-52(4 )-90-22-90 - रा0-14, दिनांक 15 अक्टूबर , 1991 के द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के 
अधीन रखा गया था , में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाएँ इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से रद्द हो 
जायेंगी । 


भाग 1] 


जनपद 


उत्तराखण्ड गजट , 03 दिसम्बर , 2016 ई ० ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 

585 
तहसील 

परगना विज्ञप्ति क्रमांक 

ग्राम का नाम 
24 

कांवली 
12 

आरकेडियाग्रांट 
सदर पछवादून 

134 

भारुवालाग्रांट 
269 

नथुवावाला 
17 

क्यारकुलीभट्टा 
ऋषिकेश 

201 

ऋषिकेश 
परवादून 
डोईवाला 

322 

मारखमग्रांट 
175 

सेन्ट्रल होप टाउन 
15 

इस्ट होप टाउन 
विकासनगर पछवादून 

19 

कण्डोली 
120 

विन्हार 


देहरादून 


आज्ञा से , 


डी ० एस ० गाल , 

सचिव । 


In pursuance of the provisions of clause (3) of the Article 348 of the Constitution of India , the Governor is 
pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 532/ XVIII( 3)/ 2016-3(8)/ 2016 , 
dated October 24 , 2016 for general information : 

NOTIFICATION 


No. 532 /XVIII( 3)/2016-3 (8)/2016 -- In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh 
Land Revenue Act, 1901 (U.P. Act no . 3 of 1901), (as applicable to the State of Uttarakhand ), the Governor is 
pleaed to declare that the Survey and Record Operation in the villages mentioned in the Schedule below which 
were placed under Survey and Record Operation vide Govt.Notification No. 1611/1-14-91-52 (4)-90-22-90 -Rajyasava 
14 , date October 15 , 1991 shall be cancelled with effect from the date of publication of the notification in the official 
gazette . 

Schedule 
District 

Tehsil Pargana No. of Notification Name of Village 

24 

Kanwali 
12 

Arkedia Grant 
Sadar Pachwadoon 

134 

Bharuwala Grant 
269 

Nathuwawala 
17 

Quarkulibhatta 
Dehradun Rishikesh 

Rishikesh 
Parwadoon 
Doiwala 

322 

Markham Grant 
175 

Central Hope Town 
15 

East Hope Town 
Vikasnagar Pachwadoon 

19 

Kandoli 
120 

Vinhar 


201 


By Order, 


D.S.GARBYAL , 
Secretary, Revenue. 


586 


नाम 


पदनाम 


उत्तराखण्ड गजट , 03 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
समाज कल्याण अनुभाग-2 

अधिसूचना 

25 नवम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 1625 / XVIl - 2 / 16-08 (OBC ) / 2012- श्री राज्यपाल , उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन 
अधिनियम , 2016 ( अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2016) के द्वारा यथासंशोधित उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 
अधिनियम , 2003 ( अधिनियम संख्या 7 , वर्ष 2003) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए निम्नांकित व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की शेष अवधि के लिए सदस्य नियुक्त किये जाने की सहर्ष 
स्वीकृति प्रदान करते हैं : 
क्र ० सं ० 

श्री हरी चन्द्र काम्बोज पुत्र श्री लद्दा राम, ग्राम रजपुरा फार्म , 
गदरपुर, ऊधमसिंह नगर 
मो 0 शफीक अहमद अंसारी, एडवोकेट, कठोराताल , काशीपुर , 
श्री मोहन गोस्वामी , हल्द्वानी, नैनीताल 

सदस्य 
श्री किरनपाल बंजारा, ग्रा 0 व पो 0 भिकमपुर, लक्सर, हरिद्वार 
श्री सुरेन्द्र राठोर, ग्राम टांडा बंजार , पो 0 औरंगाबाद , हरिद्वार 
श्री आरिफ अंसारी, दरगाहपुर, लक्सर, हरिद्वार 
श्री देवी लाल पंवार, प्रतापनगर , टिहरी गढ़वाल 

सदस्य 


1 . 


सदस्य 


2 . 


सदस्य 


3 . 


4 . 


सदस्य 


5 . 


सदस्य 


6 . 


सदस्य 


7 . 


2. श्री राज्यपाल महोदय , यह निर्देश देते हैं कि उक्त सदस्यों का कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 4 की 
उपधारा (1) के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से शेष अवधि के लिए होगा । 

आज्ञा से , 
डा 0 भूपिन्दर कौर औलख , 


सचिव । 


आबकारी 

अनुभाग 
अधिसूचना 

23 नवम्बर, 2016 ई ० 
संख्या 640 / XXIII / 2016 / 04(55 ) / 2012- शासन की अधिसूचना संख्या 983 / XXIII / 2012 / 04(55 ) / 2012 , 
दिनांक 24.12.2012, संख्या 14 / XXIII / 2013 / 04(55 ) / 2012, दिनांक 21.01.2013 एवं संख्या 547 / XXIII / 2012 / 04(55) / 2016 
दिनांक 17.10.2016 के द्वारा प्रख्यापित बाटलिंग प्लांट की स्थापना, नियमावली में राज्य की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत 
पर्वतीय क्षेत्रों में बाटलिंग प्लांट की स्थापना हेतु उक्त संदर्भित अधिसूचना के स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान नियम 3 
पात्रता की वर्तमान शर्तों के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिये गये नियम रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय , सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं : 
वर्तमान नियम 

एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम 
सं ० (स्तम्भ -1 ) 

( स्तम्भ -2) 
नियम - 3 - पात्रता की शर्ते 

नियम - 3 - पात्रता की शर्ते : 
(vi) आवेदनकर्ता व्यक्ति / फर्म अथवा उसके ( vi ) आवेदनकर्ता व्यक्ति / फर्म अथवा उसके 
साझेदार / कम्पनी 

उसके साझेदार / कम्पनी 

उसके 
निदेशक किसी व्यक्ति या कम्पनी के 

निदेशक किसी व्यक्ति या कम्पनी के 
साथ अनुबन्ध कर अपने मदिरा ब्राण्डों 

साथ अनुबन्ध कर अपने मदिरा ब्राण्डों 
की भराई हेतु सम्बन्धित व्यक्ति या 

की भराई करने हेतु बाटलिंग प्लॉन्ट 
कम्पनी के साथ साझेदारी में बाटलिंग 

स्थापना हेतु आवेदन कर सकती है । 
प्लॉन्ट 

स्थापना हेतु आवेदन 
सकती है । 


क्र ० 


1 . 


: 


अथवा 


अथवा 


कर 


587 


मा 


उप 


भाग 1]] 

उत्तराखण्ड गजट , 03 दिसम्बर, 2016 ई0 ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 
क्र ० वर्तमान नियम 

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 
सं ० ( स्तम्भ -1 ) 

( स्तम्भ -2) 
पात्रता की शर्तों में छूट :-उत्तराखण्ड राज्य पात्रता की शर्तों में छूट: -उत्तराखण्ड राज्य के 
मे पर्वतीय जनपदों , पौड़ी गढ़वाल ( कोटद्वार पर्वतीय जनपदों , पौड़ी गढ़वाल ( कोटद्वार 
तहसील को छोड़कर) रूद्रप्रयाग, चमोली, तहसील को छोड़कर ) रूद्रप्रयाग, 

चमोली, 
उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ , अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ , अल्मोड़ा, 
बागेश्वर, चम्पावत (पूर्णागिरी तहसील को बागेश्वर, चम्पावत (पूर्णागिरी तहसील को 
छोड़कर), देहरादून जनपद की पर्वतीय छोड़ कर), देहरादून जनपद की पर्वतीय तहसील 
तहसील चकराता, कालसी एवं त्यूनी तथा चकराता, कालसी तहसील का पर्वतीय क्षेत्र एवं 
जनपद नैनीताल की पर्वतीय तहसील नैनीताल , त्यूनी तथा जनपद नैनीताल की पर्वतीय तहसील 
धारी, बेतालघाट तथा कोश्यांकुटोली में नैनीताल , धारी, बेतालघाट तथा कोश्यांकुटोली में 
बॉटलिंग प्लॉन्ट स्थापित करने के लिए कोई बॉटलिंग प्लॉन्ट स्थापित करने के लिए किसी भी 
भी आवेदनकर्ता व्यक्ति / फर्म अथवा उसके आसवनी / फर्म / कम्पनी व्यक्ति को अपने विदेशी 
साझेदार / कम्पनी अथवा उसके निदेशक अपने मदिरा ब्राण्डों की भराई हेतु बॉटलिंग प्लॉन्ट का 
ब्राण्डों की भराई हेतु आवेदन कर सकेगा । अनुज्ञापन दिया जायेगा। उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्रों 
उपरोक्त जनपदों एवं तहसीलों में विदेशी में विदेशी मदिरा की भराई हेतु बॉटलिंग प्लॉन्ट 
मदिरा की भराई हेतु बॉटलिंग प्लॉन्ट स्थापित स्थापित करने के लिए मूल बाटलिंग प्लॉन्ट 
करने के लिए बाटलिंग प्लॉन्ट स्थापना स्थापना नियमावली, 2012 के नियम -3 के उप 
नियमावली, 2012 के नियम -3 के 

नियम -- 6), (ii). (iii ) एवं नियम -7 के उपनियम 
नियम -6), (ii), (iii ) एवं नियम -7 के उपनियम (ii) के प्राविधान बाध्यकारी नहीं होंगे किन्तु 
(iii ) के प्राविधान बाध्यकारी नहीं होंगे किन्तु उक्त के अतिरिक्त शेष प्राविधान यथावत् लाग 
उक्त के अतिरिक्त शेष प्राविधान यथावत् लागू 
रहेंगे । 

(ii) अपने ब्राण्डों के अतिरिक्त आवेदक अन्य 
किसी भी आसवनी / कम्पनी / फर्म के ब्राण्डों 
की भी भराई अपने अनुज्ञापन के अन्तर्गत 
कर सकेगा । इसके लिये अनुज्ञापी को 
पृथक से एफ 0एल 0 एम0--03ए अनुज्ञापन 

लिया जाना अनिवार्य होगा । 
(iii) एफ 0एल 0एम0-03 ए अनुज्ञापन हेतु अनुज्ञापन 

शुल्क ₹ 2 लाख (रुपये दो लाख मात्र ) वर्ष 

या वर्ष के भाग के लिए देय होगा । 
(iv ) एफ 0 एल 0 एम0-03ए अनुज्ञापन जनपद के 

कलेक्टर द्वारा आबकारी आयुक्त की 

पूर्वानुमति से जारी किया जायेगा । 
अतः, अधिसूचना संख्या 983 / XXIII / 2012 / 04 ( 55 ) / 2012, दिनांक 24.12.2012 , संख्या 14 / XXII / 2013 / 04( 55 ) / 2012 , 
दिनांक 21.01.2013 एवं संख्या 547 / XXIII / 2012 / 04(55 ) / 2016, दिनांक 17.10.2016, को इस सीमा तक संशोधित समझा 
जाय, शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे । 

आज्ञा से , 


रहेंगे । 


सी 0 एस 0 नपलच्याल , 


सचिव । 


पी ० एस० यू० ( आर0 ई 0) 49 हिन्दी गजट / 599 – भाग 1-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो )। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 03 दिसम्बर, 2016 ई0 ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

November 07, 2016 
No. 273/UHC /XIV /34 / Admin.A -- Sri Kawer Sain , District Judge,PauriGarhwalis hereby sanctioned medical 
leave for 11 days w.e.f. 26.09.2016 to 06.10.2016 . 

NOTIFICATION 

November 07 , 2016 
No. 274 /UHC /XIV /a -41/Admin.A / 2008 -- Smt. Kahkasha Khan , District & Sessions Judge , Chamoli is 
hereby sanctioned medicalleave for 20 days w.e.f. 27.09.2016 to 16.10.2016 . 

NOTIFICATION 

November 08, 2016 
No. 275 /UHC/XIV -a/41/Admin.A /2012--Ms. Shweta Rana Chauhan , Civil Judge (Jr. Div .), Nainitalis hereby 
sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 13.10.2016 to 27.10.2016 with permission to suffix 28.10.2016 to 
31.10.2016 as Diwali holidays and 01.11.2016 as local holiday. 

NOTIFICATION 

November 10 , 2016 
No. 276 /UHC /XIV- 14/ Admin.A /2008 --Sri Dharmendra Singh Adhikari, Chief Judicial Magistrate, Pauri 
Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 13.10.2016 to 26.10.2016 with permission to prefix 
09.10.2016 to 11.10.2016as Dussehra holidays and 12.10.2016as Moharram holiday . 

NOTIFICATION 

November 10 , 2016 
No. 277 /UHC/XIV- a/31/Admin.A /2015-- Sri Ashutosh Tiwari, JudicialMagistrate , Bageshwar is hereby 
sanctioned earned leave for 19 daysw.e.f . 07.10.2016 to 25.10.2016. 


741 - ख 


742 


BTUGUE UE, 03 faxee, 2016 $ o (3145rYT 12, 1938 yicha 990 ) 


[ATT 1-5 


NOTIFICATION 


November 10 , 2016 
No. 278 /UHC /XIV -a /28 /Admin.A /2012 --Ms. Ritika Semwal, PrincipalMagistrate / JudicialMagistrate 
(1st Class ), Juvenile Justice Board , Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 13.10.2016 
to 22.10.2016 with permission to prefix 8th to 12th October, 2016 as Dussehra holidays ,Moharram holiday and 
suffix 23.10.2016 as Sunday holiday. 

NOTIFICATION 

November 10 , 2016 
No. 279/UHC /XIV - a/ 49 /Admin.A /2012 --Ms. Shama Nargis , 1st AdditionalCivil Judge ( Jr. Div.),Kashipur, 
District Udham Singh Ngar is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 13.10.2016 to 26.10.2016 
with permission to prefix 8th to 12th October, 2016 as public holidays and to suffix 27.10.2016 as localholiday, 
28th to 31st October, 2016 as Diwali holidays . 

NOTIFICATION 

November 10 , 2016 
No. 280 /UHC /XIV -1/ Admin.A /2008-- Sri Ambika Pant, Chief JudicialMagistrate, Udham Singh Nagar 
is hereby sanctioned earned leave for 14 days w.e.f. 13.10.2016 to 26.10.2016 with permission to prefix 
08.10.2016 to 12.10.2016 as second Saturday, Dussehra and Moharram holidays and suffix 27.10.2016 to 
31.10.2016 as localholiday and Diwaliholidays . 

NOTIFICATION 

November 11, 2016 
No. 281/UHC /XIV -a /41/Admin.A /2013 -- Sri ManojGarbyal, Additional District & Sessions Judge , 
Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 30 days w.e.f. 23.09.2016 to 22.10.2016 with 
permission to suffix 23.10.2016 as Sunday holiday. 

NOTIFICATION 

November 11, 2016 
No. 282 /UHC /XIV / 95 /Admin.A /2003 --Ms. Kusum , Additional Judge , Family Court, Dehradun is hereby 
sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 13.10.2016 to 27.10.2016 with permission to prefix 08.10.2016 to 
12.10.2016 as Dussehra holidays and suffix 28.10.2016 to 31.10.2016 as Diwali holidays, 01.11.2016 as 
local holiday . 

NOTIFICATION 

November 15 , 2016 
No. 283 /UHC /XIV -a / 55 /Admin.A /2012 --Ms. Indu Sharma, Civil Judge (Ur. Div.), Rudrapur, District 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned Maternity (miscarriage ) leave for 42 days w.e.f. 12.09.2016 to 
23.10.2016 , in terms of Subsidiary Rule 153 ( 2 ), Chapter XIII of F.H.B., Volume II (Parts 2-4 ). 


NOTIFICATION 

November 15 , 2016 
No. 284 /UHC /XIV -a /23 /Admin.A /2011 --Ms. ShivaniPasbola , the then Civil Judge (Jr.Div .), Vikasnagar, 
DistrictDehradun , presently posted as Civil Judge (Sr. Div .), Vikasnagar, District Dehradun is hereby sanctioned 
medical leave for 38 days w.e.f. 01.04.2016 to 08.05.2016 . 

Further, she is sanctioned maternity leave for 60 days w.e.f. 09.05.2016 to 07.07.2016 . 
She is also sanctioned child care leave for 119 days w.e.f. 09.07.2016 to 04.11.2016 . 


TT 1-5 ] 


BTIRGUS UT, 03 fuae, 2016 $ o (31UERMUT 12, 1938 y 497 ) 


743 


NOTIFICATION 


November 19 , 2016 


No. 288 /XIV- a/11/Admin.A /2009 -- Sri Mohd. Yusuf, Civil Judge (Jr. Div.), PrincipalMagistrate/Judicial 
Magistrate (1st Class ) , Juvenile Justice Board , Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 08 days 
w.e.f. 14.10.2016 to 21.10.2016 . 


NOTIFICATION 


November 19 , 2016 


No. 289/UHC /XIV /40 /Admin.A -- Smt. Meena Tiwari, District & Sessions Judge, Tehri Garhwal is 
hereby sanctioned medical leave for 06 days w.e.f. 16.10.2016 to 21.10.2016 . 


NOTIFICATION 


November 21, 2016 


No. 292/UHC /XIV - a/36 /Admin.A /2012 --SriRavi Shanker Mishra , Civil Judge (Jr. Div.), Bageshwar is 
hereby sanctioned earned leave for 16 days w.e.f. 27.10.2016 to 11.11.2016 with permission to suffix 12.11.2016 , 
13.11.2016 and 14.11.2016 as 2nd Saturday, Sunday and Kartik Purnima holidays respectively. 


By Order ofHon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


CHARGE CERTIFICATE 


November 07, 2016 


(Handing over on retirement) 


No. 5686 /Admn. (A )-UHC /2016 --CERTIFIED that the Office of the Joint Registrar, High Court of 
Uttarakhand , Nainital,was transferred on retirement after superannuation , as herein denoted in the afternoon 
of 31st October, 2016 . 


VINOD CHANDRA BARTHWAL , 

Relieved Officer. 


Countersigned , 


Sd / 


NARENDRA DUTT, 

Registrar General, 
High Court ofUttarakhand , 

Nainital. 


744 


[ भाग 1 - क 


उत्तराखण्ड गजट, 03 दिसम्बर, 2016 ई 0 ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 

कार्यालय वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर 


कार्यभार ग्रहण प्रमाण - पत्र 


08 नवम्बर , 2016 ई ० 


पत्रांक 823 / को 0 अधि 0 / कार्यभार / 2016-2017 -निदेशालय , कोषागार एवं वित्त सेवाएँ , उत्तराखण्ड, 
23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून के पत्र संख्या 242/17(ii) / टी 0 सी 0 / नि ० को ० पे० ह0 / 2016, दिनांक 08 नवम्बर, 2016 
के क्रम में कोषागार, बागेश्वर में सहायक कोषाधिकारी के पद का कार्यभार, जैसा कि यहाँ व्यक्त किया गया है , आज 
दिनांक 08.11.2016 के पूर्वाह्न में ग्रहण किया गया । 


श्रीमती हेमा जोशी, 
सहायक कोषाधिकारी, 

बागेश्वर । 


प्रतिहस्ताक्षर , 

ह 0 ( अस्पष्ट ), 
वरिष्ठ कोषाधिकारी, 

बागेश्वर । 


कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी 


कार्यालयादेश 


15 अक्टूबर, 2016 ई ० 


पत्रांक 4826 / कर पंजीयन / पंजीयन -निरस्त / 2016 - वाहन संख्या यू0 के0-04 - पीए -0192 (बस), मॉडल 2009 , 
चेसिस संख्या MAT38651398K29696, श्री खजान चन्द्र पडलिया पुत्र श्री राधा बल्लभ पडलिया, निवासी ग्राम व पो ० रिची 
बिनाकोट , जनपद नैनीताल के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी द्वारा दिनाँक 13 अक्टूबर , 2016 को आवेदन कर अवगत कराया 
है कि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण मार्ग पर संचालित योग्य नहीं है, वाहन का पंजीयन निरस्त करने का अनुरोध किया 
गया है । सहायक सम्भागीय निरीक्षक (तकनीकी) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया 
है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , संदीप वर्मा, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, हल्द्वानी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में 
निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यू 0के0-04 - पीए -0192 (बस) का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 
MAT38651398K29696 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


संदीप वर्मा, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी 

(प्रशासन), हल्द्वानी । 


भाग 1 - क ] 


745 


उत्तराखण्ड गजट , 03 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेश 


आदेश 


27 अक्टूबर, 2016 ई ० 
पत्रांक 1329 / प्रशा 0 / ला 0 / 2016 - विभिन्न प्रवर्तन अधिकारियों / पुलिस अधिकारियों द्वारा चालन अनुज्ञप्ति के 
विरूद्ध की गयी कार्यवाही की संस्तुति पर लाइसेन्सधारकों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । लाइसेन्सधारकों 
द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया , संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण चालन अनुज्ञप्तियों के विरूद्ध जनसुरक्षा 
को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में , मैं , डा 0 अनीता चमोला, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 
ऋषिकेश, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
निम्नलिखित लाइसेन्सों को उनके सम्मुख अंकित अवधि तक निलम्बित करती हूँ: 
लाइसेन्सधारक का नाम व लाइसेंस संख्या, संस्तुतिकर्ता 

अभियोग 

कृत कार्यवाही 
सं ० 

श्रेणी अधिकारी 

निलम्बित 


क्र ० 


पता 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


1 . 


यूके -1420110020025 , 
मोटर साइकिल व 


सी 0 पी 0 यू 0 , 

देहरादून 


कार 


श्री राजेश जुगरान पुत्र 
श्री एम 0 पी 0 जुगरान. 
निवासी मार्फत संजय सिंह, 
गुमानीवाला, ऋषिकेश 
श्री मस्त राम पुत्र श्री सोहन 
लाल, निवासी ढालवाला , 
मुनि की रेती, ऋषिकेश 


वाहन चलाते 

30-09-2016 
समय मोबाइल से 
का प्रयोग 

29-10-2016 

तक निलम्बित 
सहायक सम्भागीय 

क्षमता से 

30-09-2016 
परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
ऋषिकेश 

बैठाना 29-10-2016 

तक निलम्बित 


2. 


यूके -19960034403, 
हल्का मोटर वाहन 
( गैर परिवहन), 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ), 
परिवहन यान 
यूके -1420130056577, 
मोटर साइकिल व 
कार 


3 . 


परिवहन कर 
अधिकारी, प्रथम, 

ऋषिकेश 


वाहन चलाते 
समय मोबाइल 

का प्रयोग 


05-10-2016 

से 
04-11-2016 
तक निलम्बित 


4 . 


परिवहन कर 
अधिकारी, 

प्रथम , 
ऋषिकेश 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


07-10-2016 

से 
06-11-2016 
तक निलम्बित 


5 . 


श्री प्रशांत कुमार पुत्र 
श्री लोकेश कुमार शर्मा, 
निवासी हनुमान मंदिर, 
हरिधाम कॉलोनी, वीरभद्र 
गुमानीवाला , ऋषिकेश 
श्री प्रीतम सिंह पुत्र 
श्री गंगा राम, 
निवासी नई जाटव बस्ती , 
ऋषिकेश 
श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र 
श्री मोर सिंह, 
निवासी विकास कॉलोनी, 
ऋषिकेश 
श्री प्रियांशु नौटियाल पुत्र 
श्री एच 0 पी 0 नौटियाल , 
निवासी चौहान मार्केट , 
ढालवाला, ऋषिकेश 
श्री रमेश सिंह पुत्र 
श्री लूदर सिंह, 
निवासी गोदरी, 
टिहरी गढ़वाल 


यूके -1419960049390 . 
मोटर साइकिल , 
हल्का मोटर वाहन 
( गैर परिवहन ) 
यूके -1420020037017, 
मोटर साइ 0, हल्का 
मोटर वाहन, हल्का 
मोटर वाहन (व्यव ० ) 
यूके -1420030044074, 
मोटर साइकिल, 
हल्का मोटर वाहन 


परिवहन कर 
अधिकारी, प्रथम , 

ऋषिकेश 


क्षमता से 
अधिक सवारी 
बैठाना 


07-10-2016 

से 
06-11-2016 
तक निलम्बित 


6 . 


रेड लाइट 


सी ० पी ० यू 0 , 

देहरादून 


जम्प करना 


20-10-2016 

से 
19-11-2016 
तक निलम्बित 


7 . 


यूके -1420010058059 , सहायक सम्भागीय क्षमता से 
मोटर साइकिल, परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
हल्का मोटर वाहन उत्तरकाशी बैठाना 
( गैर परिवहन ). 
हल्का मोटर वाहन 
( व्यव० ) 


22-10-2016 

से 
21-11-2016 
तक निलम्बित 


746 


उत्तराखण्ड गजट , 03 दिसम्बर, 2016 ई० ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


11 


2 


3 


4 


5 


6 


8 . 


श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री 
कन्हैया सिंह , निवासी 
जोगीयाना, भानियावाला , 
देहरादून 


यूके -1420050024347 , उप जिलाधिकारी, 
मोटर साइकिल, 

कालसी 
हल्का मोटर वाहन 
( गैर परि० ), परिवहन 


क्षमता से 
अधिक सवारी 

बैठाना 


22-10-2016 

से 
21-11-2016 
तक निलम्बित 


यान 


9 . 


14-10-2016 

से 
13-12-2016 
तक निलम्बित 


मोटर वाहन 


21-10-2016 

से 
20-12-2016 
तक निलम्बित 


11. 


क्षमता से 


20-10-2016 

से 
19-01-2017 
तक निलम्बित 


मोटर वाहन 


क्षमता से 


21--10-2016 

से 
20-01-2017 
तक निलम्बित 


श्री अमित कुमार पुत्र 

यूके -14200900056 , 

परिवहन कर 

क्षमता से 
श्री धरम सिंह, निवासी हल्का मोटर वाहन अधिकारी, प्रथम, अधिक सवारी 
मकान नं 0 409/53 . (गैर परिवहन ), हल्का ऋषिकेश 

बैठाना 
शान्ति नगर, ऋषिकेश 

(व्यवसायिक ) 
10. परशु राम यादव पुत्र यूके -1420150084962, एस 0 एच 0 ओ 0, खतरनाक 
श्री बुलबुल यादव , 

मोटर साइकिल, ट्रैफिक पुलिस, संचालन . 
निवासी शुभम फीड हल्का मोटर वाहन 

करनाल 
मैनफैक्चर, देहरादून रोड, ( गैर परिवहन) 
ऋषिकेश 
श्री रोजश कुमार पुत्र 

यूके -1420060042205 , सहायक सम्भागीय 
श्री देव दास, 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
निवासी पुजारगाँव, ( गैर परिवहन ), हल्का उत्तरकाशी 

बैठाना 
उत्तरकाशी 

( व्यवसायिक ) 
12. श्री केशव लाल पुत्र यूके -1420080020280, सहायक सम्भागीय 
श्री राम लाल , 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
ढालवाला , मुनि की रेती, ( गैर परिवहन). 

रूद्रप्रयाग 

बैठाना 
ऋषिकेश 

हल्का मोटर वाहन 
( व्यवसायिक), 

परिवहन यान 
13. श्री विजय पाल सिंह असवाल यूके -1420100013861, सहायक सम्भागीय 

क्षमता से 
पुत्र श्री धीरज सिंह असवाल , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
निवासी बुटोवाला, ऋषिकेश ( गैर परिवहन). 

ऋषिकेश 

बैठाना 
हल्का मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
14. श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र यूके -1420060022637 , सहायक सम्भागीय क्षमता से 
श्री पुरन सिंह , 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
निवासी 11, पाली, भोगपुर, ( गैर परिवहन ). 

ऋषिकेश 

बैठाना 
ऋषिकेश 

हल्का मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
श्री बिजेन्द्र कुमार पुत्र 

यूके -1419960056704, परिवहन कर 
श्री कृष्णा लाल, हल्का मोटर वाहन अधिकारी, प्रथम, 

अधिक सवारी 
निवासी घाट रोड, ऋषिकेश ( गैर परिवहन ). 

ऋषिकेश 

बैठाना 
हल्का मोटर वाहन 

(व्यवसायिक ) 
16. श्री अनिल कुमार कोठारी पुत्र यूके -1420050032328, सहायक सम्भागीय 

क्षमता से 
श्री बासुदेव कोठारी , हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
निवासी ग्राम लालरी , ( गैर परिवहन ). 

उत्तरकाशी 

बैठाना 
पोस्ट कन्नी, टिहरी गढ़वाल हल्का मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
17 . श्री खिल्लानन्द पुत्र 

यूके -1420040025450, सहायक सम्भागीय क्षमता से 
श्री राजेन्द्र प्रसाद, 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
निवासी ग्राम दुयली धनारी , ( गैर परिवहन), हल्का उत्तरकाशी बैठाना 
उत्तरकाशी 

मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ) 


22-10-2016 

से 
21-01-2017 
तक निलम्बित 


22-10-2016 

से 
21-01-2017 
तक निलम्बित 


------ 


15 . 


क्षमता से 


22-10-2016 

से 
21-01-2017 
तक निलम्बित 


- 


22-10-2016 

से 
21-01-2017 
तक निलम्बित 


22-10-2016 

से 
21-01-2017 
तक निलम्बित 


-क 


1 


4 


6 


क्षमता से 


भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 03 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 

747 
2 3 

5 
18 . श्री मनोज कुमार पुत्र यूके -1420010027218. सहायक सम्भागीय क्षमता से 

22-10-2016 
श्री राम प्रसाद, 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
निवासी नेहरू ग्राम, ऋषिकेश ( गैर परिवहन ), 

रूद्रप्रयाग 

बैठाना 21-01-2017 
हल्का मोटर वाहन 

तक निलम्बित 
( व्यवसायिक ) 
19. श्री मनोज सिंह पुत्र यूके -1420100016789 , परिवहन कर 

22-10-2016 
श्री तोता सिंह, 

हल्का मोटर वाहन अधिकारी, प्रथम , अधिक सवारी से 
निवासी 404, ढालवाला , ( गैर परिवहन ). 

ऋषिकेश बैठाना 21-01-2017 
मुनि की रेती, ऋषिकेश हल्का मोटर वाहन 

तक निलम्बित 
( व्यवसायिक ) 
20 . श्री रामेशवर नाथ पुत्र 

यूके -1420130058226 , सहायक सम्भागीय ओवर लोड 22-10-2016 
श्री फतेहपुर बहादुर, हलका मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, 

से 
निवासी मार्फत ( गैर परिवहन ) . पौड़ी 

21-01-2017 
श्री रोजश तिवाडी, हल्का मोटर वाहन 

तक निलम्बित 
वीरभद्र , ऋषिकेश 

(व्यवसायिक ), 

परिवहन यान 
21 . श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र यूके -1420030022760, सहायक सम्भागीय क्षमता से 

22-10-2016 
श्री गोविन्द सिंह, 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
निवासी ग्राम डागर , 

( गैर परिवहन), 

ऋषिकेश 

बैठाना 21--01-2017 
नरेन्द्र नगर , टिहरी हल्का मोटर वाहन 

तक निलम्बित 
( व्यवसायिक ). 

परिवहन यान 
22 . श्री विनोद पाण्डे पुत्र यूके -1419930022609, सहायक सम्भागीय 

क्षमता से 

22-10-2016 
श्री राम देव पाण्डे , 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
निवासी चन्द्रा भागा, ( गैर परिवहन ), 

ऋषिकेश 

बैठाना 21-01-2017 
वार्ड नं 0 4, ऋषिकेश हल्का मोटर वाहन 

तक निलम्बित 
( व्यवसायिक ) 
23 . श्री संजीव बंगवाल पुत्र यूके -1420080000342 . ट्रैफिक पुलिस. शराब का 22-10-2016 
श्री अनसूया प्रसाद बंगवाल , हल्का मोटर वाहन 

बैंगलौर सेवन कर 

से 
निवासी 7/2, हाईडिल , ( गैर परिवहन ). 

वाहन चलाना 21-01-2017 
हल्का मोटर वाहन 

तक निलम्बित 
निकट एस० डी ० एम० कोर्ट , (व्यवसायिक ) 

ऋषिकेश 
24 . श्री रमेश चन्द शर्मा पुत्र यूके -1419760039394, सहायक सम्भागीय क्षमता से 

25-10-2016 
श्री बी 0 डी 0 शर्मा , 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
निवासी 41, हरिद्वार रोड, ( गैर परिवहन), 

ऋषिकेश 

बैठाना 24-01-2017 
ऋषिकेश हल्का मोटर वाहन 

तक निलम्बित 
( व्यवसायिक ) 
25 . श्री बीर सिंह पुत्र श्री कान यूके -1419870035587, सहायक सम्भागीय 

25-10-2016 
सिंह , निवासी शिव पानी, हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
टिहरी गढ़वाल ( गैर परिवहन ), 

ऋषिकेश 

बैठाना 24-01-2017 
हल्का मोटर वाहन 

तक निलम्बित 
(व्यवसायिक ) 
26 . श्री धनवीर सिंह गुसांई पुत्र -1420140073069, सहायक सम्भागीय 

25-10-2016 
श्री मोहर सिंह गुसाई , मोटर साइकिल एवं परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
निवासी 14, कुडी भांसरों, कार 

टिहरी 

बैठाना 24-01-2017 
पो ० सेवर नरेन्द्र नगर, 

तक निलम्बित 
टिहरी गढ़वाल 
27 . श्री उत्तम सिंह पुत्र यूके -1419960053501, सहायक सम्भागीय 

क्षमता से 

25-10-2016 
श्री चन्दन सिंह, 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी से 
निवासी तल्ला उप्पू ( गैर परिवहन ) . 

टनकपुर 

बैठाना 24-01-2017 
टिहरी गढ़वाल हल्का मोटर वाहन 

तक निलम्बित 
(व्यवसायिक ) 


कॉलोनी , 


क्षमता से 


यूके 


क्षमता से 


748 


उत्तराखण्ड गजट , 03 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 12, 1938 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


28 . 


क्षमता से 


25-10-2016 

से 
24-01-2017 
तक निलम्बित 


29 . 


क्षमता से 


25-10-2016 

से 
24-01-2017 
तक निलम्बित 


30 . 


25-10-2016 

से 
24-01-2017 
तक निलम्बित 


31 . 


श्री बिलाल पुत्र 

यूके -1420080016635 , सहायक सम्भागीय 
श्री कार मुडील , 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
निवासी मनसा देवी गुलजार ( गैर परिवहन). हल्का उत्तरकाशी 

बैठाना 
पलाट, ऋषिकेश 

मोटर वाहन 

(व्यवसायिक ) 
श्री जयपाल सिंह कण्डारी यूके -1420020030918, सहायक सम्भागीय 
पुत्र श्री सुन्दर सिंह कण्डारी , 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
निवासी ग्राम व पो 0 मढियाल , ( गैर परिवहन), हल्का 

टिहरी 

बैठाना 
टिहरी गढ़वाल 

मोटर वाहन 

(व्यवसायिक) 
श्री गौरव बिशनोई पुत्र यूके -1420120045611, यातायात पुलिस, मोबाइल का 
श्री पी 0 सी 0 बिशनोई , हल्का मोटर वाहन देहरादून 

प्रयोग 
निवासी अवेतानन्द नगर, ( गैर परिवहन), हल्का 
ऋषिकेश 

मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
श्री राजेश सिंह रावत पुत्र 18668 / RKS/ 2008, यातायात पुलिस, मोबाइल का 
श्री दोलेब सिंह रावत , 

मोटर साइकिल व 

बड्डी सोलन , प्रयोग 
निवासी तुंगी देवप्रयाग , कार 

हिमाचल प्रदेश 
टिहरी 
श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री यूके -142000020426. सहायक सम्भागीय 
चरण सिंह , निवासी सरवाहा हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
ऋषिकेश ( गैर परिवहन), हल्का 

ऋषिकेश 

बैठाना 
मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
श्री मंजु वायापरी पुत्र श्री यूके -1420060042104 , सहायक सम्भागीय 
सुरेश वायापरी, निवासी हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
बंगाली बस्ती, चन्द्रेवर नगर, ( गैर परिवहन), हल्का 

ऋषिकेश 

बैठाना 
ऋषिकेश 

मोटर वाहन 

(व्यवसायिक ) 
श्री पंकज कश्यप पुत्र 

यूके -1420060056689, सहायक सम्भागीय 
श्री मुन्ना लाल, 

हल्का मोटर वाहन परिवहन अधिकारी, अधिक सवारी 
निवासी सरवाहा नगर , ( गैर परिवहन), हल्का 

ऋषिकेश 

बैठाना 
काली की ढाल, ऋषिकेश 

मोटर वाहन 

( व्यवसायिक ) 
श्री जसवीर सिंह पुत्र यूके -1420090005127 , यातायात पुलिस, मोबाइल का 
हल्का मोटर वाहन देहरादून 

प्रयोग 
निवासी फतेहपुर टांडा, ( गैर परिवहन), हल्का 
डोईवाला , ऋषिकेश 

मोटर वाहन 
( व्यवसायिक ). 
परिवहन यान 


25-10-2016 

से 
24-01-2017 
तक निलम्बित 
25-10-2016 

से 
24-01-2017 
तक निलम्बित 


32. 


क्षमता से 


नगर , 


33. 


क्षमता से 


25-10-2016 

से 
24-01-2017 
तक निलम्बित 


34. 


क्षमता से 


25-10-2016 

से 
24-01-2017 
तक निलम्बित 


35 . 


श्री सुच्चा सिंह , 


26-10-2016 

से 
25-01-2017 
तक निलम्बित 


डा ० अनीता चमोला, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

ऋषिकेश 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0) 49 हिन्दी गजट / 599 - भाग 1 - क -2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


--- 


.. 


पंजीकरण संख्या - यू0 ए 0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2016 ई0 ( अग्रहायण 12. 1938 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


कार्यालय नगर निगम , हरिद्वार 

आवश्यक सूचना 

02 दिसम्बर, 2016 ई ० 
पत्रांक मीमो / गजट / 2016-17 - उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) 
की धारा 541 की उपधारा 41 के अन्तर्गत नगर आयुक्त की लिखित अनुमति पर नगर निगम , हरिद्वार की सीमान्तर्गत 
निजी व्यवसाय हेतु आउट - डोर फोटोग्राफी द्वारा फोटो खींचने एवं बिक्री को नियंत्रित एवं विनियमन करने हेतु 
अधिनियम, 1959 की धारा 541 की उपधारा 41 के अन्तर्गत उपविधि , 2015 बनायी गयी है तथा मैं एतदद्वारा नगर निगम 
की शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर निगम अधिनियम , 1959 की धारा 541 की उपधारा 41 के अन्तर्गत सरकारी गजट 
में प्रकाशन हेतु विनियमनों की पुष्टि करता हूँ । 

प्रस्तावित उपविधि 
1. प्रत्येक फोटोग्राफर को अपना नाम व पते का सत्यापन सम्बन्धित कोतवाली से कराया जाना अनिवार्य होगा । 
2. किसी भी व्यक्ति को निजी व्यवसाय एवं बिक्री करने हेतु बिना लाइसेंस प्राप्त किये नगर निगम, हरिद्वार की सीमा 

के अन्दर आउट डोर फोटो खींचने का अधिकार नहीं होगा । 
3. जो व्यक्ति निजी तौर से आउट डोर फोटोग्राफरी हेतु लाइसेंस लेना चाहे तो उसे ऐसी कार्यवाही करने से 15 दिन 

पूर्व लाइसेंस प्राप्त करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार को लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देना होगा । 
4. इस उपविधि के अन्तर्गत लाइसेंस अधिकारी, नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार होंगे । 
5. नगर निगम, हरिद्वार की सीमा के अन्तर्गत आउट डोर फोटोग्राफरी करने हेतु लाइसेंस प्राप्तकर्ता को ₹ 10,000 

वार्षिक लाइसेंस शुल्क देय होगा । 
6. मुख्य स्नान पर्वो पर अनुमति अमान्य होगी । 


237 - ट 


। 


238 


उत्तराखण्ड गजट , 03 दिसम्बर, 2016 ई ० ( अग्रहायण 12. 1938 शक सम्वत् ) 

[भाग 8 
7. सभी फोटोग्राफर्स प्रतिबन्धित क्षेत्र (हरकी पौड़ी, ब्रह्मकुण्ड) को छोड़कर फोटो खींचने की पवित्रता / मर्यादा का 

ध्यान रखकर फोटोग्राफी करेंगे, क्योंकि हर की पौड़ी, करोड़ों हिन्दुओं की धार्मिक आस्था का केन्द्र है । उक्त क्षेत्र 

में अश्लील फोटोग्राफी पूर्णतः प्रतिबन्धित है । 
8. फोटोग्राफी करते समय नगर निगम , हरिद्वार द्वारा जारी लेमिनेटेड परिचय – पत्र, जिस पर लाइसेंसी का फोटो / नाम , 

पता स्पष्ट अंकित हो , अपनी बॉयीं ओर जेब पर चस्पा / टंगा होना चाहिए । 
9. लाइसेंस प्राप्तकर्ता को पासपोर्ट साइज के दो अपने निजी फोटो देने होंगे । 
10. फोटोग्राफी के लाइसेंस हेतु पंजीकरण शुल्क ₹ 5,000 (पाँच हजार रुपये) देय होगा । निरन्तर 03 वर्ष तक लाइसेंस 

का नवीनीकरण न कराये जाने की दशा में पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा । 
11. लाइसेंसधारक , नगर निगम , हरिद्वार की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बैठकर एवं किसी भी 

प्रकार के स्टॉल लगाकर फोटोग्राफी नहीं करेगा । 
12. लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग नहीं करायेगा । 
13. किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक लाइसेंस स्वीकृत नहीं किये जायेंगे । 
14. लाइसेंसधारक को यह आवश्यक होगा कि यदि किसी पर्यटक की फोटो, जब वह खींचे और उससे अग्रिम धन ले 

तो 15 दिन के भीतर फोटो की प्रति निश्चित रूप से पर्यटक को भेज देगा । ऐसा न करने पर लाइसेंस रद्द अथवा 
₹ 1,000 ( एक हजार रुपये ) से ₹ 5,000 तक अर्थदण्ड देय होगा, यह शर्त लाइसेंस में भी होगी । अर्थदण्ड अदा 

न करने की स्थिति में नियमानुसार चालान किया जायेगा । 
15. लाइसेंस 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि तक लागू होगा । 
16. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार अथवा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है व 

लाइसेंस को माँगे जाने पर अभिलेख दिखाने होंगे । 
17. उपरोक्त नियमों और प्रतिबन्धों से किसी एक का उल्लंघन होने पर लाइसेंस निरस्त अथवा अर्थदण्ड किया जायेगा 

परन्तु नगर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अपील नगर प्रमुख, नगर निगम, हरिद्वार के समक्ष होगी, यदि यह आदेश 

प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत की गई है । अपीलीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा । 
18. निर्गत किये जाने वाले लाइसेंस की संख्या अधिकतम 500 होगी । 
19. फोटोग्राफी हेतु दिये जाने वाले आवेदन - पत्र को क्षेत्रीय पार्षद / नगर प्रमुख की संस्तुति प्राप्त करनी अनिवार्य 

होगी । 
20. लाइसेंसधारक फोटोग्राफर, यदि किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करता पाया जायेगा तो लाइसेंस निरस्त कर 
दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी । 

नरेन्द्र सिंह क्वीरियाल , 


नगर आयुक्त, 
नगर निगम , हरिद्वार । 


पी ०एस ० यू० ( आर0 ई 0) 49 हिन्दी गजट / 599 –भाग 8-2016 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


